निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 504 ) 


2 वैशाख 1937 ( श० ) 
पटना , बुधवार , 22 अप्रील 2015 


गृह (विशेष) विभाग 


अधिसूचना 

17 अप्रील 2015 
एस0ओ0 57 , दिनांक 22 अप्रील 2015 - गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवाद के प्रभावी नियंत्रण / सामना के लिए 
प्रवर्तित राष्ट्रीय नीति एवं कार्ययोजना ( National Policy And Action Plan) में निरूपित प्रावधानों के अन्तर्गत वामपंथ उग्रवाद 
के विरूद्ध अभियान में राज्य पुलिस तथा पड़ोसी राज्यों सहित केन्द्रीय सैन्य पुलिस बलों के बीच गहन एवं बेहतर समन्वय के लिए शीर्ष 
स्तरीय एकीकृत कमान का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है : 
(i) मुख्य सचिव 

अध्यक्ष 


( ii ) प्रधान सचिव, गृह विभाग 


सदस्य 


सदस्य 


( iii) पुलिस महानिदेशक 
(iv ) पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय 

रिजर्व पुलिस बल, बिहार , पटना 


सदस्य 


यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा । 


( सं0 ए0 / विविध( 53)- 07 / 2014 - 4394 ) 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 504 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette.bih. nic.in 


